564 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 18 , 2009 (SRVN . 27 , 1931 SAKA ) 


[ PARTI 


राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा 


निर्वाचन सदन, प्लाट नं ० 2, सैक्टर 17 , पंचकूला 


दिनांक 3 अगस्त , 2009 


क्रमांक रा० नि ० आ o/ 2 एम ० ई०/2009 /5515.-- यह कि श्री राजेश कुमार, सदस्य , नगरपरिषद्, कैथल , जिला कैथल के वार्ड नं 0 27 
मृत्यु 

होने के कारण दिनांक 21 मई, 2009 से रिक्ति हो गई है । 


की 


2. यह कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 की धारा 15 की उप धारा (1) में किये गये प्रावधान अनुसार जब किसी सदस्य की 
मृत्यु अथवा त्यागपत्र अथवा हटाये जाने अथवा किसी अन्य कारण से रिक्ति होती है, ऐसी रिक्ति होने के बाद छह मास के भीतर भरी जायेगी । 


3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 य क के उपबन्ध (1) के साथ पठित हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 3 क तथा 
हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1978 के नियम 4 से 11 के द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग , 
हरियाणा नगरपरिषद् कैथल , जिला कैथल के सभी वार्डों की मतदाता सूचियां संक्षेप रूप में विधान सभा मतदाता सूचियां जो कि 
1 जनवरी, 2009 को अहंक तिथि मानकर 22 जनवरी, 2009 को प्रकाशित की गई हैं के आधार पर 1 जनवरी, 2009 को अर्हक तिथि मानते 
हुए निम्नलिखित कार्यक्रम द्वारा तैयार करने का निर्णय लिया गया है : 


05-08-2009 से 


17-08-2009 


1. नगरपरिषद् कैथल , जिला कैथल के सभी वार्डों की मतदाता सूची विधान सभा मतदाता 

सूचियां जो कि 1 जनवरी , 2009 को अहंक तिथि मानकर 22 जनवरी, 2009 को 
प्रकाशित की गई हैं के आधार पर 1 जनवरी , 2009 को अर्हक तिथि मानते हुए 
मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार करना । (हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम , 
1978 का नियम 4 ) 


18-08-2009 


2. नगरपरिषद् कैथल , जिला कैथल के सभी वार्डों की मतदाता सूचियों 1 जनवरी, 

2009 को अर्हक तिथि मानते हुए दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने हेतु प्रारूप प्रकाशित 
करना ( हरियाणा नगरपालिकानिर्वाचन नियम , 1978 का नियम 7) 


28-08-2009 


3. पुनरीक्षण प्राधिकारी को दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि ( हरियाणा 

नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 का नियम 9 ) 


03-09-2009 


4. पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दावे तथा आपत्तियों का निपटान करने की अन्तिम तिथि 

( हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 का नियम 10( 1)(i) व (ii) 


08-09-2009 


5. पुनरीक्षण प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उपायुक्त के पास अपील करने की अन्तिम 

तिथि ( हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1978 का नियम 10)( 2) 


6 . 


14-09-2009 


उपायुक्त द्वारा अपीलों के निपटान की अन्तिम तिथि ( हरियाणा नगरपालिकानिर्वाचन 
नियम , 1978 का नियम 10)( 3) 


7 . 


30-09-2009 


साईक्लोस्टाइल/ फोटोप्रति /टाइप की हुई परिवर्धन सूची का विद्यमान मतदाता सूची के 
साथ अन्तिम प्रकाशन करना जिसका अर्थ जोड़े व काटे गये नामों की अनुपूरक 
परिवर्धन सूची को विद्यमान मतदाता सूची के साथ लगाना ( हरियाणा नगरपालिका 
निर्वाचन नियम , 1978 का नियम 11) 


4. राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि विधान सभा मतदाता सूचियां जो कि दिनांक 22 जनवरी, 2009 को प्रकाशित हुई हैं , 
तथा नगरपरिषद्, कैथल की मतदाता सूची जो 30 जून, 2005 को प्रकाशित हुई हैं के सभी नाम मतदाता सूची में सम्मिलत किये जायें सिवाय 
उन नामों के जो व्यक्ति मर गये हैं या उस क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं है या काफी समय से नगरपरिषद् के सम्बन्धित वार्ड में नहीं रह रहे हैं 
के नाम मतदाता सूची के प्रारूप जो कि दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जानी हैं, में जोड़े व काट दिये जायें । 


PARTI] 


HARYANA GOVT. GAZ., AUG . 18, 2009 ( SRVN . 27, 1931 SAKA ) 


565 


5. राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि सम्बन्धित जिलानिर्वाचन अधिकारी से विधान सभा मतदाता सूचियों की चार प्रतियां प्राप्त 
कर ली जायें । नगरपालिका मतदाता सूची के लिए वांछित निर्धारित प्रारूप जो कि संलग्न अनुबन्ध 1 में टाईप किया जाना है । 


8. राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि : 


( क) उपायुक्त द्वारा उक्त कार्यक्रम जिसमें पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना व उनका निपटान करने के स्थान 

व समय और उपायुक्त द्वारा अपील का निपटान करने हेतु विस्तृत यथा संभव प्रचार किया जाये व प्रेस नोट और दो स्थानीय 

अखबारों में विज्ञापन जारी किया जाए । वह इलैक्ट्रोनिक मीडिया में भी व्यापक प्रचार करे । 
( ख ) मतदाता सूचियों के प्रकाशित प्रारूप की एक प्रति सचिव , नगरपिरषद् के कार्यालय में , एक प्रति सम्बन्धित तहसीदार के कार्यालय, 

एक प्रति सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी ( ना ० ), एक प्रति पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा एक प्रति उपायुक्त कार्यालय में दावे तथा 

आपत्तियां प्राप्त करने के लिए आम जनता के निशुल्क निरीक्षण हेतु रखी जाएं । 
( ग ) उपायुक्त वार्ड वाइज मतदाता सूचियों का प्रारूप, नोटिस की तिथि 28 अगस्त, 2009 सहित प्रकाशित करेगा जिसके संदर्भ में 

दावे तथा आपत्तियां पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे । उपायुक्त तीन वार्डों पर एक प्राधिकृत अधिकारी और पर्याप्त 
संख्या में सहायक स्टाफ व नगरपरिषद् का अन्य स्टाफ पुनरीक्षण अधिकारी की सहायता करने के लिए आम जनता को 
नगरपरिषद् मतदाता सूचियों का प्रारूप निरीक्षण एवं दावे व आपत्तियां प्राप्त करने हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी की सहायता करेगा। 
नगरपरिषद् मतदाता सूचियों के प्रारूप के प्रकाशन 18 अगस्त, 2009 के उपरान्त यह मतदाता सूचियों का प्रारूप जनता के 
परामर्श एवं निरीक्षण हेतु कुछ मुख्य स्थानों जैसे सरकारी व पालिका भवनों में उपलब्ध करवाये जायेंगे और इस उद्देश्य के लिए 
नगरपरिषद् के प्रत्येक तीन वार्डों पर एक केन्द्र तथा आखिरी केन्द्र शेष बचे हुए वार्डों का एक प्राधिकृत अधिकारी के चार्ज में 
बनाया जाये । इन केन्द्रों पर वार्ड वाइज मतदाता सूची का प्रारूप प्राधिकृत अधिकारी व सहायक स्टाफ जो कि प्राधिकृत अधिकारी 
की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है उसकी देख रेख के लिए उपलब्ध करवाया जायेगा ताकि प्रभावित व्यक्ति प्राधिकृत 
अधिकारी के सामने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सके और दावे और आपत्तियों की उचित प्राप्ति उस व्यक्ति को जारी कर 
सके तथा यह अधिकारी उस व्यक्ति को पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उनके दावे एवं आपत्तियों के निपटान बारे तिथि समय व स्थान 
बारे सूचित करें । 


( घ) पुनरीक्षण प्राधिकारी दावे एवं आपत्तियों की जांच के पश्चात् जो भी उचित समझे अपना निर्णय लिखित में रिकार्ड करेगा और मांग 

करने पर निर्णय की प्रति आपत्तिकर्ता या दावाकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध करवायेगा । 
हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 10 के उप नियम (1) के अनुसार पुनरीक्षण प्राधिकारी सभी दावे तथा 
आपत्तियों का निपटान करने उपरान्त अपने आदेशों सहित उन दावे तथा आपत्तियों की एक सूची निर्धारित समय में उपायुक्त को 
भेजेगा । पुनरीक्षण प्राधिकारी के किसी भी आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेशों को पुन : विचार के 
लिए उपायुक्त को पांच दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है । उपायुक्त छह दिनों के भीतर उन आदेशों की पुष्टि करेगा व उसको 

खारिज कर सकता है या जो भी वह उचित समझे उस दावे एवं आपत्ति पर अपने आदेश पास करेगा । अपील पर उपायुक्त का 
निर्णय अन्तिम होगा । 


( च ) 


उपायुक्त दिनांक 30 सितम्बर, 2009 को मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन करेगा तथा नगरपरिषद्, कैथल, जिला कैथल की 
मतदाता सूचियां प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी । 


( छ) सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया को प्रत्येक स्तर पर पूर्ण करने उपरांत , उपायुक्त राज्य निर्वाचन आयोग को संदेश भेजेगा तथा 

स्वीकार या अस्वीकार किए गए प्राप्त दावे, आपत्तियों एवं शुद्धियों के सांख्यकीय आंकड़े राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा । 
7. राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि नगरपरिषद् कैथल , जिला कैथल के वार्ड वाइज मतदाता सूचियों का अन्तिम रूप 
से प्रकाशन 30 सितम्बर , 2009 को किया जाये और उसकी एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को उसी दिन प्रेषित की जाये तथा एक प्रति हरियाणा 
राज्य के सभी राजनैतिक दलों को राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित करते हुए प्रेषित करें । 


पंचकूला : 
दिनांक 31 जुलाई, 2009 


चन्द्र सिंह, 
राज्य निर्वाचन 

आयुक्त, 

हरियाणा । 


: 


566 


HARYANA GOVT. GAZ., AUG . 18, 2009 ( SRVN . 27, 1931 SAKA) 


[ PARTI 


अनुबन्ध -1 


अनुपूरक मतदाता सूची 


काटे/ जोड़े गए नामों की सूची 


नगरनिगम/ नगरपरिषद्/ नगरपालिका 


....... 


वार्ड संख्या 


2009 में प्रकाशित मतदाता सूची 


........ 


-- 


सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र का नाम... 


..................... 


जिले का नाम ..... 


.............. 


भाग संख्या........ 


........ 


गली/ क्षेत्र/ मौहल्ला. 


क्रम 


मकान नं ० 


मतदाता का नाम 


पिता/ पति/ माता 


पुरुष/ स्त्री 


1-1-2009 


पहचान पत्र का 
क्रमांक 


संख्या 


का नाम 


को लगभग आयु 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


. 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 18 , 2009 (SRVN . 27 , 1931 SAKA ) 


567 


STATE ELECTION COMMISSION ,HARYANA 


NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2 , SECTOR 17, PANCHKULA 


The 3rd August , 2009 


No. SEC /3ME /2009 /5541.- Tie Haryana Municipal Corporation Election Expenditure (Maintenance and 
Submission of Accounts) order No. SEC /4ME/2007/7027 , dated 9th May, 2007 is hereby amended as follows: 


1. This amendment shall be called the Haryana Municipal Corporation Elections Expenditure (Maintenance 
and Submission of Accounts ) Amendment Order, 2009 . 


2. In Sr. No. 5 (11) (a ) for the present expression “ has failed to lodge an account of election expenses 
within the time and in the manner required under this order; and " shall be substituted by the expression “ has failed to 
lodge an account of election expenses within the time and in the manner required under this order or incurs 
expenditure beyond the expenditure limit prescribed by the State Election Commission ; and " 


) 


Panchkula : 
The 31st July , 2009 


CHANDER SINGH , 
State Election Commissioner, Haryana. 


46005 - C.S.- H.G.P ., Chd . 


